निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 कार्तिक 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1019 ) पटना , मंगलवार , 31 अक्तूबर 2017 


सं० वि०( 27 ) पे०को० - ( पुन० ) 22 / 2017 - 764 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


शिव शंकर मिश्र , 
सरकार के विशेष सचिव । 


सेवा में , 


सभी प्रधान सचिव / सचिव/ 
सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त 
सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी । 


विषय : 


पटना , दिनांक 30 अक्तूबर 2017 
राज्य सरकार के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को भुगतेय चिकित्सा भत्ता से संबंध में 
स्पष्टीकरण । 
वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 754 एवं 755 , दिनांक - 20 . 10. 2017 


प्रसंग : 


महाशय , 

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य 
सरकार के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु निर्गत वित्त विभागीय संकल्प संख्या -754 एवं 755 , 


बिहार गजट ( असाधारण ), 31 अक्तूबर 2017 


दिनांक 20. 10 . 17 की क्रमशः कंडिका- 4 एवं 5 में उल्लिखित है कि "पेंशनर / परिवार पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता 
के रूप में वह राशि अनुमान्य होगी जा राज्य के सेवारत कर्मियों के संदर्भ में सरकार द्वारा लागू की जायेगी । " 

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 8043 , दिनांक 11. 10. 2017 द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों को प्रतिमाह 
रू० 1,000 (एक हजार ) चिकित्सा भत्त के रूप में स्वीकृत किया गया है । 

___ 3. अतः उपर्युक्त वित्त विभागीय संकल्पों के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के 
पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को भी चिकित्सा भत्ता के रूप में प्रतिमाह रू . 1, 000 ( एक हजार ) भुगतेय होगा जो 
संकल्प ( 754/ 755) के निर्गत की तिथि 20. 10 . 2017 से प्रभावी होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शिव शंकर मिश्र , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1019 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


